रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


Jiitd = राज्जपतन्र 
Che Gazette of JSndia 


सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052024-254360 
CG-DL-E-27052024-254360 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


art त--खण्ड 4 
PART I1I—Section 4 
प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


a. 369] नई दिल्ली, बुधवार, मई 22, 2024/ज्येष्ठ 1, 1946 
No. 369] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 22, 2024/JYAISHTHA 1, 1946 


भारतीय ares अकाउंटेंट संस्थान 
[संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित] 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 21 मई, 2024 
(चार्टर्ड अकाउंटेंट) 
सं. 13-सीए (परीक्षा)सितंबर/2024.--चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 22 के अनुसरण में, भारतीय ares 

अकाउंटेंट संस्थान की परिषद को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अगली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाउंडेशन और इंटरमीडिएट 
परीक्षाएं नीचे दी गई तिथियों और स्थानों पर आयोजित होंगी, बशर्ते कि पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार नीचे दिए गए प्रत्येक स्थान से 
उपस्थित होने के लिए स्वयं उपस्थित हों। 
फाउंडेशन कोर्स परीक्षा 
[ares अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 25 एफ के तहत परिषद द्वारा अधिसूचित योजना में निहित पाठ्यक्रम के अनुसार।] 


13, 15, 18 और 20 सितंबर 2024 


इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम परीक्षा 
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 28 एफ के तहत परिषद द्वारा अधिसूचित योजना में निहित पाठ्यक्रम के अनुसार।] 


ग्रुप-1: 12, 14 और 17 सितंबर 2024 


ग्रुप-॥: 19, 21 और 23 सितंबर 2024 


3163 01/2024 (1) 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEc.4] 


कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन, भारत सरकार द्वारा जारी एफ. संख्या 12/2/2023-जेसीए दिनांक 3.7.2023 के अनुसार 
अनिवार्य (राजपत्रित) केंद्र सरकार की छुट्टी होने के कारण, मिलाद-उन-नबी के कारण 16 सितंबर 2024 (सोमवार) को कोई परीक्षा 
निर्धारित नहीं है।, 

इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार / स्थानीय अवकाश द्वारा परीक्षा कार्यक्रम के किसी भी 
दिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में परीक्षा कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। 


फाउंडेशन परीक्षा के पेपर 3 और 4, 2 घंटे की अवधि के हैं। हालाँकि, अन्य सभी परीक्षाएं 3 घंटे की अवधि की हैं, और परीक्षा के 
अनुसार समय नीचे दिया गया है: 


परीक्षा पेपर पेपर का समय अवधि 
(भारतीय समयानुसार) 

फाउंडेशन पेपर 1 और 2 दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक 3 घंटे 

पेपर 3 और 4* दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक 2 घंटे 

इंटरमीडिएट सभी पेपर 2 बजे से शाम 5 बजे तक 3 घंटे 


*फाउंडेशन परीक्षा के प्रश्नपत्र 3 और 4 में पढ़ने का कोई अग्रिम समय नहीं होगा, जबकि ऊपर उल्लिखित अन्य सभी प्रश्नपत्रों /परीक्षाओं 
में दोपहर 1.45 बजे से दोपहर 2 बजे तक (भारतीय मानक समय) 15 मिनट का अग्रिम पढ़ने का समय दिया जाएगा। 


इसके अलावा, एमसीक्यू आधारित और वर्णनात्मक दोनों प्रश्न पत्रों वाले संयुक्त प्रश्न पत्रों के मामले में, एमसीक्यू आधारित प्रश्न पत्र की 
मुहर दोपहर 2 बजे (भारतीय मानक समय) खोली जाएगी, दूसरे शब्दों में एमसीक्यू आधारित प्रश्न पत्रों के लिए कोई पूर्व पढ़ने का 
समय नहीं होगा। 


परीक्षा केंद्रों के स्थान: 
चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा, सितंबर 2024 निम्नलिखित भारतीय शहरों में आयोजित की जाएगी: 
राज्य का नाम (शहरों की | परीक्षा के शहर का नाम 
संख्या) 
अंडमान और 1 पोर्ट ब्लेयर 
निकोबार द्वीप समूह 
आंध्र प्रदेश 14 अनंतपुर, एलुरु, Tet, कडपा, काकीनाडा, कुरनूल, नेललोर, ओंगोल, राजमहेंद्रवरम, 
श्रीकाकुलम, तिरूपति, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और विजयनगरम 
असम 5 fae, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर और तिनसुकिया 
बिहार बेगुसराय, भागलपुर, दरभंगा, गया, मधुबनी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, 
42 समस्तीपुर, सीतामढी और सीवान 
छत्तीसगढ़ a बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, रायगढ़, रायपुर और राजनांदगांव 
चंडीगढ़ 1 चंडीगढ़ 
दिलली/नई दिल्‍ली 1 दिल्ली/नई दिल्‍ली 
गोवा 2 मापुसा और मडगांव 
गुजरात अहमदाबाद, आणंद, भरूच, भावनगर, भुज, गांधीधाम, गांधीनगर, हिम्मतनगर, जामनगर, 
22 जूनागढ़, मेहसाणा, मोरबी, नडियाद, नवसारी, पालनपुर, पाटन, पोरबंदर, राजकोट, सूरत, 
सुरेंद्रनगगर, वडोदरा और वापी 
हरियाणा अंबाला, बहादुरगढ़, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव (गुरुग्राम), हिसार, जिंद, 


[भाग गा--खण्ड 4] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


18 कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, नारनौल, पानीपत, रेवाडी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और 
यमुनानगर 
हिमाचल प्रदेश 1 शिमला 
जम्मू और कश्मीर 2 जम्मू और श्रीनगर 
झारखंड 7 बोकारो स्टील सिटी, देवघर, धनबाद, हज़ारीबाग़, जमशेदपुर, रामगढ़ और रांची 
कर्नाटक 23 बागलकोट, बेलगाम, बेल्लारी, बेंगलुरु, चिक्कबल्लापुर, Prag, दावणगेरे, गडग, हसन, 
हावेरी, हबली, कलबुर्गी (गुलबर्गा), कोलार, कोप्पल, मांड्या, मैंगलोर, मैसूर, रायचूर, 
शिमोगा, सिरसी, तुमकुरु, उड़पी और विजयपुरा 
केरल 14 AR, अलाप्पुझा, एर्नाकुलम, इडुक्की, कलपेट्टा, PAL, कासरगोड, कोल्लम (क्विलोन), 
कोट्टायम, कोझिकोड, मलप्पुरम, पलक्कड़, तिरुवनंतपुरम और Pry 
मध्य प्रदेश भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, 
16 नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना और उज्जैन 
महाराष्ट्र अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बदलापुर, बीड, भिवंडी, खामगांव 
(बुलढाणा), चंद्रपुर, धुले, गोंदिया, इचलकरंजी, जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, 
नागपुर, नांदेड़, नंदुरबार, नासिक, नवी मुंबई, पालघर, पनवेल, परभणी, पिंपरी-चिंचवाड़, 
36 पुणे, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, ठाणे, वसई, वर्धा और यवतमाल 
मेघालय 1 शिलांग 
मिजोरम 1 मिजोरम/आइजोल 
ओडिशा a बलांगीर, बालासोर, बेरहामपुर (ब्रह्मपुर), भुवनेश्वर, HOH, झारसुगुड़ा, रायगड़ा, राउरकेला 
और संबलपुर 
पुडुचेरी 1 पुडुचेरी 
पंजाब re | अमृतसर, बठिंडा, जालंधर, लुधियाना, मंडी गोबिंदगढ़, पठानकोट, पटियाला और संगरूर 
राजस्थान अजमेर, अलवर, बालोतरा, बांसवाड़ा, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी 
23 चित्तौड़गढ़, चूरू, जयपुर, झुंझुनू, जोधपुर, किशनगढ़, कोटा, नागौर, पाली - मारवाड़, 
राजसमंद, सीकर, सिरोही, श्री गंगानगर और उदयपुर 
सिक्षिम 1 गंगटोक 
तमिलनाडु चेन्नई, कोयंबटूर, कुट्टालोर, धर्मपुरी, डिंडीगुल, इरोड, होसुर, कांचीपुरम, कराईकुडी, करूर, 
कुंभकोणम, मदुरै, नागपट्टिनम, नागरकोइल, नामक्लल, पुदुक्कोट्ट;ई, सलेम, शिवकाशी, थेनी, 
तिरुचिरापलली, तिरुनेलवेली, तिरुपुर, तिरुवललुर, तिरुवन्नामलाई , तूतीकोरिन, वेल्लोर 
27 और विल्लुपुरम 
तेलंगाना 7] आदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, महबूबनगर, नलगोंडा, निज़ामाबाद और 
वारंगल 
त्रिपुरा 1 अगरतला 
उत्तर प्रदेश 18 आगरा, अलीगढ, इलाहाबाद (प्रयागराज), बरेली, बुलन्दशहर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, 
गोरखपुर, झाँसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, 
सहारनपुर और वाराणसी 
उत्तराखंड 4 देहरादून, हलद्वानी, हरिद्वार और काशीपुर 
पश्चिम बंगाल 7 आसनसोल, दुर्गापुर, हुगली, खड़गपुर, कोलकाता, रानीगंज और सिलीगुड़ी 


4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEc.4] 


विदेशों में परीक्षा केंद्रों के स्थान: [किवल फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं के लिए] 
सितंबर 2024 की परीक्षाएं 8 (आठ) विदेशी परीक्षा केंद्रों पर भी आयोजित की जाएंगी, जिनके नाम हैं 


विदेशी (8) अबू धाबी, बहरीन, थिम्फू (भूटान), दोहा, दुबई, काठमांडू (नेपाल), कुवैत और मस्कट 


अबू धाबी, दुबई और मस्कट केंद्रों पर परीक्षा शुरू होने का समय दोपहर 12.30 बजे यानी अबू धाबी, दुबई और मस्कट स्थानीय समय 

के अनुसार दोपहर 2 बजे (भारतीय मानक समय) के बराबर / समकक्ष होगा। बहरीन, दोहा और कुवैत केंद्र में परीक्षा शुरू होने का 
समय सुबह 11.30 बजे यानी बहरीन / दोहा / कुवैत स्थानीय समयानुसार दोपहर 2 बजे (भारतीय मानक समय) के बराबर होगा। 
काठमांडू (नेपाल) केंद्र में परीक्षा शुरू होने का समय दोपहर 2.15 बजे नेपाल स्थानीय समयानुसार / दोपहर 2 बजे (भारतीय मानक 
समय) के बराबर होगा। थिम्पू (भूटान) केंद्र में परीक्षा शुरू होने का समय दोपहर 2.30 बजे भूटान स्थानीय समयानुसार / दोपहर 2 
बजे (भारतीय मानक समय) के बराबर होगा। 


परिषद बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर किसी भी शहर / केंद्र को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखती है। 
परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन भरना: 


स्वचालन और मंच समेकन के एक भाग के रूप में, आईसीएआई को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि फाउंडेशन और 
इंटरमीडिएट परीक्षाओं के संबंध में सभी उम्मीदवारों को सितंबर 2024 परीक्षा के लिए https://eservices.icai.org (स्वयं सेवा 
पोर्टल - एसएसपी) पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और अपेक्षित परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान भी करें। ये प्रपत्र घोषणाओं 
और विनियमों के आधार पर आपके पाठ्यक्रम की पात्रता पर आधारित हैं। ये फॉर्म एसएसपी पर उपलब्ध होंगे, और आपसे अनुरोध है 
कि आप अपने क्रेडेंशियल्स (उपयोगकर्ता नाम <SRN@icai.org> और पासवर्ड) के साथ लॉगिन करें। ये परीक्षा फॉर्म एसएसपी 
प्रभावी निर्धारित तिथियों में उपलब्ध होंगे जैसा कि www. icai.org पर घोषित किया जाएगा। 


यदि आपने एसएसपी में एक उपयोगकर्ता के रूप में कभी पंजीकरण नहीं कराया है, तो कृपया निम्नलिखित यूआरएल खोलें: 
https://eservices.icai.org/EForms/configuredHtml/1666/57499/Registration.html?action=existing यदि आप 
अपना पासवर्ड भूल गए हैं या खो गए हैं तो कृपया पासवर्ड भूल गए विकल्प का उपयोग करें। छात्रों से यह भी अनुरोध किया जाता है 
कि वे केवल एसएसपी पर यूजर नेम, रजिस्टर कोर्स, Head कोर्स, रिवैलिडेट, अपडेट फोटो, हस्ताक्षर और पता बनाएं। 


परीक्षा शुल्क वीज़ा या मास्टर AT Heal क्रेडिट/डेबिट कार्ड/रुपे कार्ड/नेट बैंकिंग/भीम यूपीआई का उपयोग करके ऑनलाइन भुगतान 
किया जा सकता है। 


परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने के लिए ऑनलाइन विंडो खोलना और बंद करना। 
निम्नलिखित तिथियों को नोट किया जा सकता है: 


विवरण इंटरमीडिएट परीक्षा फाउंडेशन परीक्षा 

ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की शुरुआत 7जुलाई 2024 [रविवार] 28 जुलाई 2024 [रविवार] 
ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि | 20 जुलाई 2024 [शनिवार] 10अगस्त [शनिवार] 2024 
(बिना विलंब शुल्क के) 

ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि | 23जुलाई 2024 [मंगलवार] 13 अगस्त 2024] [मंगलवार] 


(₹ 600/- या यूएस $ 10 के विलंब शुल्क के साथ) 


परीक्षा शहर/माध्यम में बदलाव चाहने वाले छात्रों के लिए | 24 जुलाई 2024 [बुधवार] 14 अगस्त 2024 [बुधवार] 
पहले से भरे गए परीक्षा फॉर्म के लिए सुधार विंडो का a 
उल्लिखित तिथियों के दौरान उपलब्ध होगी 


26 जुलाई2024 [शुक्रवार] 16 अगस्त 2024 [शुक्रवार] 


[भाग WI—ave 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 


परीक्षा शुल्क 


विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा शुल्क निम्नानुसार है:- 


इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम परीक्षा 
भारतीय केन्द्रों के लिए 
एकल समूह / यूनिट (यूनिट 2 को छोड़कर) ₹1500/- 
दोनों समूह/ यूनिट 2 ₹2700/- 
विदेशी केंद्र के लिए - भूटान और काठमांडू केंद्र को छोड़कर 
एकल समूह / यूनिट (यूनिट 2 को छोड़कर) यूएस $ 325 
दोनों समूह/ यूनिट 2 यूएस $ 500 
भूटान और काठमांडू केंद्र (केंद्रों) के लिए 
एकल समूह / यूनिट (यूनिट 2 को छोड़कर) ₹2200 
दोनों समूह/ यूनिट 2 %3400 

फाउंडेशन कोर्स परीक्षा 

भारतीय केंद्र(केंद्रों) के लिए = 1500/- 
विदेशी केंद्र(केंद्रों) के लिए - भूटान और काठमांडू केंद्र (केंद्रों को छोड़कर) यूएस $ 325 
भूटान और काठमांडू केंद्र के लिए ₹ 2200/- 


निर्धारित अंतिम तिथि के बाद परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने के लिए विलंब शुल्क रे 600/- (भारतीय/भूटान /काठमांडू केंद्रों के लिए) 
और यूएस $10 (विदेश केंद्रों के लिए) होगा, जैसा कि परिषद द्वारा तय किया गया है। 


हिंदी में प्रश्नपत्रों के उत्तर देने का विकल्प: 


फाउंडेशन और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के उम्मीदवारों को प्रश्नपत्रों के उत्तर देने के लिए अंग्रेजी / हिंदी माध्यम का चयन करने की 
अनुमति होगी। विस्तृत जानकारी https://eservices.icai.org पर होस्ट किए गए मार्गदर्शन नोटों में मिलेगी। 


उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त को नोट करें और संस्थान की वेबसाइट ५४७४५४.1०४.०॥६ के संपर्क में रहें। 


सीए (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव 


[वविज्ञापन-ा/4/असा./138/2024-25] 


THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA 
[Set up by an Act of Parliament] 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 21st May 2024 
(Chartered Accountants) 


No. 13-CA (EXAM)/SEPTEMBER/2024.—In pursuance of Regulation 22 of the Chartered Accountants 
Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to announce that the next 
Chartered Accountants Foundation and Intermediate Examinations will be held on the dates and places which are 
given below provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each of the below 
mentioned places. 


6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEc.4] 


FOUNDATION COURSE EXAMINATION 


[As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 25 F of the Chartered Accountants 
Regulations, 1988.] 


13", 15", 187 & 20" September 2024 


INTERMEDIATE COURSE EXAMINATION 


[As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 28 F of the Chartered Accountants 
Regulations, 1988.] 


Group -I: 120, 147 & 177 September 2024 


Group ना: 190, 21" & 2377 September 2024 


No examination is scheduled on 16" September 2024 (Monday) on account of Milad - un - Nabi, being a compulsory 
(gazetted) Central Government holiday as per F. No. 12/2/2023-JCA dated 3.7.2023 issued by Ministry of Personnel, 
Public Grievance and Pensions, Government of India. 


It may be emphasized that there would be no change in the examination schedule in the event of any day of the 
examination schedule being declared a Public Holiday by the Central Government or any State Government / Local 
Bodies. 


Paper(s) 3 & 4 of Foundation Examination are of 2 hours duration. However, all other examinations are of 3 hours 
duration, and the examination wise timing(s) are given below: 


Examination Paper(s) Exam. Timings (IST) Duration 
Paper 1 & 2 2 PM to 5 PM 3 Hours 
Foundation 
Paper 3 & 4* 2 PM to 4 PM 2 Hours 
Intermediate All Papers 2 PM to 5 PM 3 Hours 


*In Paper 3 and 4 of Foundation Examination there will not be any advance reading time, whereas in all other papers / 
exams mentioned above, an advance reading time of 15 minutes will be given from 1.45 PM (IST) to 2 PM (IST). 


Further, in case of composite papers having both MCQs based & Descriptive Question Papers, seal of MCQs based 
Question Paper shall be opened at 2 PM (IST), in other words there will be no advance reading time for MCQs based 
Question Papers. 


3. PLACES OF EXAMINATION CENTRES: 


The Chartered Accountants Examinations, September 2024 will be held in the following Indian cities: 


Name of the State (No. of Name of the Examination City 
Cities) 

Andaman and Nicobar 1 Port Blair 

Islands 

Andhra Pradesh 14 Anantapur, Eluru, Guntur, Kadapa, Kakinada, Kurnool, Nellore, Ongole, 
Rajamahendravaram, Srikakulam, Tirupati, Vijayawada, Visakhapatnam and 
Vizianagaram 

Assam 5 Dibrugarh, Guwahati, Jorhat, Silchar and Tinsukia 

Bihar 12 Begusarai, Bhagalpur, Darbhanga, Gaya, Madhubani, Motihari, Muzaffarpur, 
Patna, Purnea, Samastipur, Sitamarhi and Siwan 

Chattisgarh f= Bilaspur, Durg, Korba, Raigarh, Raipur and Rajnandgaon 

Chandigarh 1 Chandigarh 


[भाग गा--खण्ड 4] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 7 


Delhi / New Delhi 1 Delhi / New Delhi 

Goa 2 Mapusa and Margao 

Gujarat 22 Ahmedabad, Anand, Bharuch, Bhavnagar, Bhuj, Gandhidham, Gandhinagar, 
Himatnagar, Jamnagar, Junagadh, Mehsana, Morbi, Nadiad, Navsari, Palanpur, 
Patan, Porbandar, Rajkot, Surat, Surendranagar, Vadodara and Vapi 

Haryana 18 Ambala, Bahadurgarh, Bhiwani, Faridabad, Fatehabad, Gurgaon (Gurugram), 
Hisar, Jind, Kaithal, Karnal, Kurukshetra, Narnaul, Panipat, Rewari, Rohtak, 
Sirsa, Sonepat and Yamuna Nagar 

Himachal Pradesh 1 Shimla 

Jammu & Kashmir 2 Jammu and Srinagar 

Jharkhand 7 Bokaro Steel City, Deoghar, Dhanbad, Hazaribagh, Jamshedpur, Ramgarh and 
Ranchi 

Karnataka 23 Bagalkot, Belgaum, Bellary, Bengaluru, Chikkaballapur, Chitradurga, 
Davangere, Gadag, Hassan, Haveri, Hubli, Kalaburgi (Gulbarga), Kolar, 
Koppal, Mandya, Mangalore, Mysore, Raichur, Shimoga, Sirsi, Tumakuru, 
Udupi and Vijayapura 

Kerala 14 Adoor, Alappuzha, Ernakulam, Idukki, Kalpetta, Kannur, Kasaragod, Kollam 
(Quilon), Kottayam, Kozhikode, Malappuram, Palakkad, Thiruvananthapuram 
and Thrissur 

Madhya Pradesh 16 Bhopal, Burhanpur, Chhatarpur, Chhindwara, Gwalior, Indore, Jabalpur, Katni, 
Khandwa, Mandsaur, Neemuch, Ratlam, Rewa, Sagar, Satna and Ujjain 

Maharashtra 36 Ahmednagar, Akola, Amravati, Aurangabad, Badlapur, Beed, Bhiwandi, 
Khamgaon (Buldhana), Chandrapur, Dhule, Gondia, Ichalkaranji, Jalgaon, 
Jalna, Kolhapur, Latur, Mumbai, Nagpur, Nanded, Nandurbar, Nashik, Navi 
Mumbai, Palghar, Panvel, Parbhani, Pimpri-Chinchwad, Pune, Ratnagiri, 
Sangli, Satara, Sindhudurg, Solapur, Thane, Vasai, Wardha and Yavatmal 

Meghalaya 1 Shillong 

Mizoram 1 Mizoram / Aizawal 

Odisha [=] Balangir, Balasore, Berhampur (Brahmapur), Bhubaneswar, Cuttack, 
Jharsuguda, Rayagada, Rourkela and Sambalpur 

Puducherry 1 Puducherry 

Punjab [i Amritsar, Bathinda, Jalandhar, Ludhiana, Mandi Gobindgarh, Pathankot, 
Patiala and Sangrur 

Rajasthan 23 Ajmer, Alwar, Balotra, Banswara, Beawar, Bharatpur, Bhilwara, Bikaner, 
Bundi, Chittorgarh, Churu, Jaipur, Jhunjhunu, Jodhpur, Kishangarh, Kota, 
Nagaur, Pali - Marwar, Rajsamand, Sikar, Sirohi, Sri Ganganagar and Udaipur 

Sikkim 1 Gangtok 

Tamil Nadu 27 Chennai, Coimbatore, Cuddalore, Dharmapuri, Dindigul, Erode, Hosur, 
Kancheepuram, Karaikudi, Karur, Kumbakonam, Madurai, Nagapattinam, 
Nagercoil, Namakkal, Pudukkottai, Salem, Sivakasi, Theni, Tiruchirapalli, 
Tirunelveli, Tirupur, Tiruvallur, Tiruvannamalai, Tuticorin, Vellore and 
Villupuram 

Telangana 1-० | Adilabad, Hyderabad, Karimnagar, Khammam, Mahabubnagar, Nalgonda, 
Nizamabad and Warangal 

Tripura 1 Agartala 

Uttar Pradesh 18 Agra, Aligarh, Allahabad (Prayagraj), Bareilly, Bulandshahr, Firozabad, 
Ghaziabad, Gorakhpur, Jhansi, Kanpur, Lucknow, Mathura, Meerut, 
Moradabad, Muzaffarnagar, Noida, Saharanpur and Varanasi 

Uttarakhand 4 Dehradun, Haldwani, Haridwar and Kashipur 


8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEc.4] 


West Bengal 7 Asansol, Durgapur, Hooghly, Kharagpur, Kolkata, Raniganj and Siliguri 


PLACES OF EXAMINATION CENTRES OVERSEAS: 
[FOR FOUNDATION AND INTERMEDIATE EXAMINATIONS ONLY] 


The September 2024 Examinations will also be held at 8 (Eight) overseas examination centres, namely: 


Overseas Abu Dhabi, Bahrain, Thimpu (Bhutan), Doha, Dubai, Kathmandu (Nepal), Kuwait and Muscat 


The Examination commencement timing at Abu Dhabi, Dubai and Muscat Centres will be 12.30 PM i.e., Abu Dhabi, 
Dubai and Muscat local time corresponding / equivalent to 2 PM. (IST). The Examination commencement timing at 
Bahrain, Doha, and Kuwait Centre will be 11.30 AM ie., Bahrain / Doha / Kuwait local time corresponding / 
equivalent to 2 PM (IST). The Examination commencement Timing at Kathmandu (Nepal) Centre will be 2.15 PM 
Nepal local time corresponding / equivalent to 2 PM (IST). The Examination commencement timing at Thimpu 
(Bhutan) Centre will be 2.30 PM Bhutan local time corresponding / equivalent to 2 PM (IST). 


The Council reserves the right to withdraw any city / centre at any stage without assigning any reason. 
Online filling up of examination forms: 


As a part of automation and platform consolidation, ICAI is pleased to announce that all candidates in respect of 
Foundation and Intermediate Examinations will be required to apply online at https://eservices.icai.org (Self Service 
Portal - SSP) for September 2024 Exam and also pay the requisite examination fee online. These forms are based on 
your eligibility of your course based on announcements and regulations. These forms will be available on SSP, and 
you are requested to login with your credentials (Username <SRN @icai.org> and password). These Exam forms will 
be available in SSP effective designated dates as announced on www.icai.org. 


Kindly Note: If you have never registered as a user in SSP, kindly open the following URL: 
https://eservices.icai.org/EForms/configuredHtml/1666/57499/Registration.html?action=existing 


Please use forgot password option in case you have forgotten or lost your password. Students are also requested to 
Create Username, Register Course, Convert Course, Revalidate, Update Photo, Signature and Address on SSP only. 


Examination fee can be remitted on-line by using VISA or MASTER or MAESTRO Credit / Debit Card / Rupay 
Card / Net Banking / Bhim UPI. 


Opening and closing of online window for submission of examination application forms and correction window. 


The Following dates(s) are proposed for consideration: - 


| iets | Intermediate Exam. Foundation Exam. 
Commencement of submission of online 77 July 2024 287 July 2024 
examination application forms [Sunday] [Sunday] 
Last date for submission of online 20" July 2024 107 August 2024 
examination application forms (without 5 5 
late fees) ms [Saturday] [Saturday] 
Last date for submission of online 237 July 2024 137 August 2024 
examination application forms (with late T T 
fees of * 600/. or US $ 10) [Tuesday [1088043] 
Students seeking change of examination 24" July 2024 147 August 2024 
city / medium, the correction window for 
the examination forms already filled will Pwednesday] BwWedneeday 
be available during the dates mentioned 
To To 
267 July 2024 16" August 2024 
[Friday] [Friday] 


[भाग WI—ave 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 9 


Examination Fee 


The examination fee(s) for various courses are as under: -- 


Intermediate Course Examination 


For Indian Centre(s) 


Single Group / Unit (All except 2) = 1500/- 
Both Groups / Unit 2 = 2700/- 
For Overseas Centre(s) — Excluding Kathmandu & Bhutan Centre 
Single Group / Unit (All except 2) US$ 325 
Both Groups / Unit 2 US$ 500 
For Bhutan & Kathmandu Centre(s) 
Single Group / Unit (All except 2) INR 2 2200 
Both Groups / Unit 2 INR 2 3400 
Foundation Course Examination 
For Indian Centre(s) = 1500/- 
For Overseas Centre(s) — Excluding Bhutan & Kathmandu Centre(s) US$ 325 
For Bhutan & Kathmandu Centre(s) INR = 2200 


The late fee for submission of examination application form after the scheduled last date would be हें 600/- (for Indian / 
Bhutan / Kathmandu Centres) and US $ 10 (for Abroad Centres) as decided by the Council. 


OPTION TO ANSWER PAPERS IN HINDI: 


Candidates of Foundation and Intermediate Examinations will be allowed to opt for English / Hindi medium for 
answering papers. Detailed information will be found in guidance notes hosted at https://eservices.icai.org 


The Candidates are advised to note the above and stay in touch with the website of the Institute, www.icai.org. 


CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy. 
[ADVT.-III/4/Exty./138/2024-25] 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ano Digital signed by 


MANOJ KUMAR 
KUMAR VERMA 
Date: 2024.05.27 


VERMA 18:30:35 +05'30" 


